रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


सयाजयत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग -- खण्ड 3 - उप- खंड ( 11 ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 2001 / कार्तिक 2 , 1923 
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24 ,2001/KARTIKA 2 , 1923 


808 


सं. 7761 
No. 776 ] 


- 


- 


- 


- 


IN - 


- 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 24 अक्तूबर , 2001 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) ( तीसरा संशोधन ) विनियम, 2001 
का . आ. 1058( अ). - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 (1992 
का 15 ) की धारा 30 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) विनियम , 
1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है । 


1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और 

अधिग्रहण ) (तीसरा संशोधन ) विनियम , 2001 कहा जा सकेगा । 
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) विनियम , 

1997 ( इसमें इसके पश्चात् विनियमों के रूप में निर्दिष्ट ) में - 


( 1) विनियम 7 में , 

(i) उप -विनियम (1) के पश्चात् , निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा , अर्थात् : 


( 1 ) 


3348 GI/ 2001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PARTII -- SEC. 3 (ii )] 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


"(1क ) कोई अर्जनकर्ता जिसने कंपनी के शेयर या मताधिकार अर्जित कर लिये हों , 
विनियम 11 के उप -विनियम (1) के अधीन , ऐसे अर्जन तथा साथ ही शेयरधारण तथा 
मताधिकारों के उसके संकलित पूर्व तथा पश्च् अर्जन के प्रकटीकरण कंपनी को करेगा जब 
ऐसा अर्जन मताधिकारों का कुल 5 % तथा 10% हो जाता है । " 


( ii ) उप - विनियम (2) में , शब्दों " उप - विनियम (1) " के पश्चात् , शब्द " तथा (1क) " 
अंतःस्थापित किये जायेंगे । 


(iii) उप -विनियम (3) में , 


( क ) 


शब्दों "जिसके शेयर उप - विनियम (1)" के पश्चात् , शब्द " तथा (1क)" 
अंतःस्थापित किये जायेंगे । 


( ख ) शब्दों " अर्जित किये गये हैं , उप - विनियम (1)" के पश्चात् , शब्द " तथा (1क) " 

अंतःस्थापित किये जायेंगे । 


( 2) विनियम 11 में , उप -विनियम (1) में शब्दों "किसी अवधि में , मताधिकारों का " के पश्चात् 
दिये हुए संख्यांक "5% " के लिये संख्यांक " 10 % " प्रतिस्थापित किया जायेगा । 


[ फा . सं. भाप्रविबो/विधि/ 38507 / 2001 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 


पाद टिप्पण : 


1. भाप्रविबो ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) विनियम, 1997 , मूल विनियम , 

का . आ . सं .124 ( अ ), 20 फरवरी , 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । 


2. तत्पश्चात् शुद्धि - पत्र , का . आ . सं. 106( अ ), 6 फरवरी, 1998 को भारत के राजपत्र 

असाधारण में प्रकाशित हुआ था । 


3. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) ( संशोधन ) विनियम , 

1998 जो 28 अक्तूबर, 1998 को , का . आ . सं. 930( अ ), भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
हुआ था द्वारा संशोधित हुआ था । 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4 . यह तत्पश्चात् भाप्रविबो ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) (संशोधन ) विनियम , 

2000 जो 30 दिसम्बर , 2000 को , का . आ . सं . 1178( अ ), भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
हुआ था द्वारा संशोधित हुआ था । 


5. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) ( संशोधन ) विनियम , 

2001, का . आ . सं . 791 ( अ), द्वारा 17 अगस्त 2001 को संशोधित हुआ था । 


6. यह तत्पश्चात् भाप्रविबो ( शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ) ( दूसरा संशोधन ) 

विनियम , 2001 , का . आ . सं . 875( अ ), द्वारा 12 सितंबर 2001 को संशोधित हुआ था । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Mumbai, the 24th October 2001 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIALACQUISITION OF SHARES AND 

TAKEOVERS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS , 2001 


S.O . 1058 (E ).— In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 
30 of the Securities and Exchange Board of India Act , 1992 (15 of 1992 ), the 
Board hereby makes he following regulations to amend the Securities and 
Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) 
Regulations, 1997 . 


1 . These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India 

(Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) (Third Amendment) 
Regulations, 2001. 


2. They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette. 


3 . In the Securities and Exchange Board of India ( Substantial Acquisition of 

Shares and Takeovers ) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the 
Regulations) - 


( PART II — Sec . 3 (ü )] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 1) In Regulation 7, 

(1) after sub-regulation (1),the following shall be inserted ,namely : 
" (1A ) Any acquirer who has acquired shares or voting rights of a company, 
under sub - regulation (1) of regulation 11, shall make disclosures of such 
acquisition as well as the aggregate of his pre and post acquisition of 
shareholding and voting rights to the company when such acquisition 
aggregates to 5 % and 10 % of the voting rights." 


( ii) in sub - regulation (2 ), after the words " sub -regulation (1)", the words 
" and (1A )" shall be inserted . 


(iii) in sub - regulation ( 3), 
(a ) after the words " referred to in sub -regulation (1), the words " and 

(1A )" shall be inserted . 


(b) after the words " information under sub-regulation (1)" the words 

" and ( 1A )" shall be inserted. 


(2 ) In Regulation 11, in sub - regulation ( 1) for the number " 5 % " appearing after 
the words " exercise more than " the number " 10 % " shall be substituted . 


[F . No. SEBILE/ 38507/2001 ) 

D . R .MEHTA , Chairman 
Footnote : 
1. SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) Regulations, 1997, the principal 
regulation was published in the Gazette of India on February 20 , 1997 , vide S . O . No. 124 (E ). 
2 . Subsequently a Corrigendum was published in the Gazette of India Extraordinary on February 
6 , 1998 , vide S. O . No. 106 (E ). 
3 . It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) 
(Amendment) Regulations, 1998 which was published in the Gazette of India on October 28 , 
1998 , vide S . O . No. 930 (E ). 
4 . It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) 
( Amendment) Regulations, 2000 which was published in the Gazette of India on December 30 , 
2000 vide $ . O . No. 1178 (E ). 
5 . It was subsequently amended by the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) 
( Amendment) Regulations, 2001 on 17 " August 2001 vide S .O . No. 791 ( E ). 
6 . It was subsequently amended by the SEBI (substantial Acquisition of Shares and Takeovers ) 
( Second Amendment) Regulations, 2001 on 12 h September 2001 vide S . O . No. 875 ( E ). 


Printed by the Managor, Govt of India Pross, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications , Dolhi- 110054 . 


